रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , फरवरी 23 , 2019 / फाल्गुन 4 , 1940 
NEW DELHI, SATURDAY , FEBRUARY 23 , 2019 /PHALGUNA 4 , 1940 


सं . 863] 
No. 863 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 22 फरवरी, 2019 


का . आ . 994( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 4309(अ) तारीख 4 सितंबर 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उप -खंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा दिल्ली राज्य के नार्थ जिले में NH- 344 M के कि . मी . 0 से 
कि . मी . 13. 1 ( कमरा न. ४, एडीम दफ्तर (उतर), डीएम दफ्तर काम्प्लेक्स , अलीपुर दिल्ली -११००३६) तक के राष्ट्रीय 
राजमार्ग के निर्माण ( चोड़ा करने | चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन " 13 सितंबर 2018 तारीख " 
को "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया " और " दैनिक जागरण " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


1223 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

___ अनुसूची 
दिल्ली राज्य के नार्थजिले में NH-344 M के कि . मी . 0 से कि . मी . 13 .1 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा 

संरचना रहित विवरण । 


भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


राज्य का नाम: दिल्ली 

जिले का नाम: नार्थ 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 
2 
तालुक का नाम : नरेला 
गांव का नाम : होलम्बी कलां 


151 //21 / 1 min निजी 


कृषि 


0 .1897 


जगदीश्वर, ओमप्रकाश, गजराज सिंह , 
वासुदेव पुत्रगण हेतराम समभाग 4/ 5 
भाग ग्रामवासी , बलराज , विजय कुमार , 
बैजनाथ , राजेश्वर, सतीश, पुत्रगण जगत 
सिंह समभाग 1/ 5 भाग 
( ५१ ॥ २१ / १ मिन ) 
जगदीश्वर , ओमप्रकाश, गजराज सिंह, 
वासुदेव पुत्रगण हेतराम समभाग 4/ 5 
ग्रामवासी , बलराज , विजय कुमार , 
बैजनाथ, राजेश्वर , सतीश, पुत्रगण जगत 
सिंह समभाग 1/ 5 भाग 


2 


51 1/ 22 / 

1 


निजी 


कृषि 


0 . 0126 


51 // 24 / 2 


निजी 


कृषि 


10. 1939 


54 // 1 min 


54 /1 mins निजीकृषि 


निजी 


00843 


0843 


राजपाल पुत्र कपूरचन्द, श्रीमती 
शान्तिदेवी पत्नी राजपाल गुप्ता निवासी 
सी - 4/16 मॉडल टाऊन दिल्ली, रकबा 
( 1 -6 ) मक्खनलाल , सुरेशचन्द जैन 
एच0यू0एफ0 डी - 81 कमलानगर कर्ता 
सुरेशचन्द पुत्र मक्खनलाल निवासी ई- 81 
कमलानगर दिल्ली रकबा (1 - 0 ) 
(५१|| २४|| २ ) 
सुरेन्द्र कुमार पुत्र एच. के . लाल नि . 
3/ 19 रूपनगर दिल्ली 
(५४|| १ मिन ) 
आशाराम त्यागी पुत्र रामचन्द्र 1/ 4 भाग , 
सतप्रकाश, वेदप्रकाश पुत्रगण दुर्गा प्रसाद 
समभाग 1/ 4 भाग, अजय कुमार, पवन 
कुमार पुत्रगण रिछपाल समभाग 3 / 80 
भाग, प्रिथी सिंह, रमेशचन्द, गजराज सिंह 
समभाग 3/ 20 भाग , शिवचरण 5/ 80 
भाग पुत्रगण रिछपाल सिंह, राधेकृष्ण , 
राजकुमार, मूलचन्द, दिनेश्वर पुत्रगण 4/ 5 
समभाग दीपक त्यागी, विकास त्यागी 


5 


160 // 1 min 


निजी 


कृषि 


0.0422 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


160 /12 / 1 


निजी 


कृषि 


10.0885 


पुत्रगण नानकचन्द समभाग 1/ 5 भाग दर 
1 / 4 ग्रामवासी 
( ६० / १ मिन ) 
आशाराम त्यागी पुत्र रामचन्द्र 1/ 4 भाग , 
सतप्रकाश , वेदप्रकाश पुत्रगण दुर्गा प्रसाद 
समभाग 1/ 4 भाग , अजय कुमार , पवन 
कुमार पुत्रगण रिछपाल समभाग 3 / 80 
भाग, प्रिथी सिंह, रमेशचन्द, गजराज सिंह 
समभाग 3/ 20 भाग, शिवचरण 5/ 80 
भाग पुत्रगण रिछपाल सिंह, राधेकृष्ण , 
राजकुमार , मूलचन्द, दिनेश्वर पुत्रगण 4/5 
समभाग दीपक त्यागी , विकास त्यागी 
पुत्रगण नानकचन्द समभाग 1/ 5 भाग दर 
1 / 4 ग्रामवासी 
( ६० // २ / १ ) 
आशाराम त्यागी पुत्र रामचन्द्र 1/ 4 भाग, 
सतप्रकाश, वेदप्रकाश पुत्रगण दुर्गा प्रसाद 
समभाग 1 / 4 भाग, अजय कुमार, पवन 
कुमार पुत्रगण रिछपाल समभाग 3 / 80 
भाग, प्रिथी सिंह, रमेशचन्द , गजराज सिंह 
समभाग 3/ 20 भाग , शिवचरण 5/ 80 
भाग पुत्रगण रिछपाल सिंह, राधेकृष्ण , 
राजकुमार, मूलचन्द , दिनेश्वर पुत्रगण 4/ 5 
समभाग दीपक त्यागी, विकास त्यागी 
पुत्रगण नानकचन्द समभाग 1/ 5 भाग दर 
| 1/ 4 ग्रामवासी 
( ६० // ९ / १ मिन ) 


|| 60 // 9 /1 min | निजी 


कृषि 


0 .0506 


गांव का नाम: होलम्बी खुर्द 


38// 24 min निजी 


38 // 24 min |निजी 


कृ षि 


कापा 


0.274 


0 . 274 


जोगिन्दर सिंह मान पुत्र दलेल सिंह मान 
कौम जाट ग्रामवासी 
( ३८ || २४ मिन ) 


गांव का नाम : खेड़ा खुर्द । 


36 //21 min निजी 


कृषि 


0.0126 


राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण होश्यार 
सिंह सम्भाग 11/ 21 भाग ग्रामवासी , 
कुसुम पत्नी देवेन्द्र सिंह 4/ 21 भाग 
ग्रामवासी , राजवन्ती पुत्री होश्यार सिंह 
|1/ 7 भाग ग्रामवासी , सुमित्रा पुत्री होश्यार 
सिंह 1/ 7 भाग ग्रामवासी 
( ३६// २१ मिन ) 
शशी कुमार पुत्र मुख्त्यार सिंह 1/ 4 भाग 
ग्रामवासी , सरूप सिंह पुत्र धर्मसिंह 1/ 4 
भाग ग्रामवासी , बलजीत सिंह पुत्र 
धर्मसिंह 1/ 4 भाग ग्रामवासी, जसवीर 
सिंह पुत्र करतार सिंह 1/ 4 भाग ग्रामवासी 
( ३७// १४ मिन ) 
राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण होश्यार 
सिंह सम्भाग 11/ 21 भाग ग्रामवासी , 


10 


37 1/14 min 


Auft 


कृषि 


|| 0.0379 


||37 1/16 min ||निजी 


कृषि 


||0.059 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


T48 Tears FE 4/21 HTT 
ग्रामवासी , राजवन्ती पुत्री होश्यार सिंह 
[1/7 भाग ग्रामवासी , सुमित्रा पुत्री होश्यार 
सिंह 1/ 7 भाग ग्रामवासी 
(3u /13 FHET) 


कुल 


|| 1 . 0453 


[ 91. H . PIU /DWE/ 19 /05 / 3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd February , 2019 
S . O . 994 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S . O . 4309 (E ) dated 4th September 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , 
Sub -section ( ii ) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening /four -laning, etc .), maintenance , management and operation 
of NH - 344 M on the stretch of land from Km 0 to Km 13 . 1 (Room No.4 , Office of ADM (North ), DM office complex , 
Alipur, Delhi- 110036 ) in the district of NORTH in the state of DELHI. 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Times of India ” and “ Dainik 
Jagran ” both dated 13th September 2018 ; under sub -section ( 3) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling in NH - 344 M in the stretch of land from 

Km 0 to Km 13 . 1 in the district of NORTH in the State of DELHI. 


District: NORTH 


State : DELHI 

Survey 
No. Number 


Sr. 


Type of Land Nature of Land 


Area in 
Hectare 


| Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


Taluk : Narela 
Viilage: Holambi Kalan 


51 //21 / 1 min 


| Private 


Agriculture 


0 .1897 


Jagdishwar, Omprakash , Gajraj Singh , 
Vasudev Ss/o Hetram sambhag 4 /5 bhag 
and Balraj, Vijay Kumar , Baijnath , 
Rajeshwar, Satish , Ss/ o Jagat Singh 
sambagh 1/ 5 bagh 
51//21/ 1 min 


TT II - ous 3 (ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


51 // 22 / 1 


Private 


Agriculture 


0 .0126 


Jagdishwar , Omprakash , Gajraj Singh , 
Vasudev Ss/o Hetram sambhag 4 /5 bagh 
and Balraj, Vijay Kumar, Bedhnath , 
Rajeshwar , Satish , Ss /o Jagat Singh 
sambagh 1 /5 bagh 
Rajpal S /o Kapoorchand , Smt. Shanti 
Devi W /o RajpalGupta R /o C -4 /16 
Model Town Delhi, Area ( 1 -6 ) 
Makkhanlal, Suresh Chand Jain H .U . F . 
D -81 Kamlanagar by Suresh Chand S / o 
Makkhanlal R / o E -81 Kamlanagar Delhi 
Area ( 1 -0 ) 
51// 24 /2 


| 3 


||51 1/24 /2 


Private 


Agriculture 


0 . 1939 


54 // 1 min 


Private 


Agriculture 


0 .0843 


Surendra Kumar s/o H . K . Lal R / o 3 / 19 
Roopnagar Delhi 
547/ 1 min 


60 // 1 min 


Private 


Agriculture 


0 .0422 


Asha Ram Tyagi s/o Ramchander 1/4 
bagh , Satprakash , Vedprakah Ss/o 
Durga Prasad sambhag 1/4 bhag, Ajay 
Kumar, Pawan Kumar Ss/o Richhpal 
sambhag 3/ 80 bhag , Prithi Singh , 
Ramesh Chand , Gajraj Singh sambhag 
3 /20 bhag, Shiv Charan 5 /80 bhag Ss/ o 
Richhpal Singh , Radhe Krishna , 
Rajkumar,Moolchand , Dineshwar 
sambhag 4 /5 bagh , Deepak Tyagi, Vikas 
Tyagi Ss/o Nanakchand sambhag 1 /5 
bhag dar 1 /4 gramvasi 
60 // 1 min 


6 


160 //2 /1 


Private 


Agriculture 


0 .0885 


Asha Ram Tyagi s/o Ramchander 1 /4 
bagh , Satprakash , Vedprakah Ss/ o 
Durga Prasad sambhag 1/4 bhag, Ajay 
Kumar , Pawan Kumar Ss/o Richhpal 
sambhag 3/ 80 bhag, Prithi Singh , 
Ramesh Chand , Gajraj Singh sambhag 
3/20 bhag , Shiv Charan 5 /80 bhag Ss/o 
Richhpal Singh , Radhe Krishna , 
Rajkumar,Moolchand , Dineshwar 
sambhag 4 /5 bagh , Deepak Tyagi, Vikas 
Tyagi Ss/o Nanakchand sambhag 1/5 
bhag dar 1/4 gramvasi 
60 //2 / 1 


60 7/ 9 / 1 min 


Private 


Agriculture 


0 .0506 


Asha Ram Tyagi s /o Ramchander 1 / 4 
bagh , Satprakash , Vedprakah Ss/ o 
Durga Prasad sambhag 1/4 bhag, Ajay 
Kumar, Pawan Kumar Ss/o Richhpal 
sambhag 3/ 80 bhag, Prithi Singh , 
Ramesh Chand , Gajraj Singh sambhag 
3 /20 bhag, Shiv Charan 5 /80 bhag Ss/o 
Richhpal Singh , Radhe Krishna , 
Rajkumar,Moolchand , Dineshwar 
sambhag 4 /5 bagh , Deepak Tyagi, Vikas 
Tyagi Ss/o Nanakchand sambhag 1 /5 
bhag dar 1/4 gramvasi 
60 /19 / 1 min 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii)] 


Viilage : Holambi Khurd 


38 // 24 min 


Private 


Auriculture 


Agriculture 


110 .274 


0274 


Joginder Singh Maan S /o Dalel Singh 
Maan Kaum Jaat gramvasi 
38 // 24 min 


Viilage : Khera Khurd 


36 1/ 21 min 


Private 


Agriculture 


0 .0126 


Rajender Singh , Surender Singh Ss/o 
Hoshyar Singh sambhag 11/21 bhag 
Gramvasi, Kusum W /o Devender Singh 
4 /21 bagh gramvasi , Rajwanti D /o 
Hoshyar Singh 1/7 bagh gramvasi, 
Sumitra D /o Hoshyar Singh 1/7 bagh 
gramvasi 
36 //21 min 
Shashi Kumar S /o Mukhtyar Singh 1/4 
bagh gramvasi, Saroop Singh S / o 
Dharam Singh 1/4 bagh gramvasi , 
Baljeet Singh S /o Dharam Singh 1 /4 
bagh gramvasi, Jasvir Singh S /o Kartar 
Singh 1/4 bagh gramvasi 
371/ 14 min 


10 


||37 //14 min 


Private 


Private 


Agriculture 


Agriculture 


0.0379 


0 .0379 


11 


37 1/ 16 min 


Private 


Agriculture 


0 .059 


Rajender Singh , Surender Singh Ss/ o 
Hoshyar Singh sambhag 11/21 bhag 
Gramvasi, Kusum W /o Devender Singh 
4 /21 bagh gramvasi, Rajwanti D /o 
Hoshyar Singh 1/ 7 bagh gramvasi, 
Sumitra D /o Hoshyar Singh 1/7 bagh 
gramvasi 
371/ 16 min 


TOTAL 


1.0453 


[ F. No. PIU /DWE/ 19 /05 /3D ] 
RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.02.26 

19: 33 :05 + 05 30 


